रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


सामवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 4 


PART I- Section 4 


: 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 138 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 29 , 2007 / आषाढ़ 8 , 1929 
NEW DELHI , FRIDAY, JUNE 29 , 2007/ ASADHA 8 , 1929 


No. 138 ] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 29 जून , 2007 
सं. भाप्रविबो / एमआरडी/ डीएसए/ 97289 / 2007. यतः, प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1956 की धारा 4ख के अधीन 
इस पद प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अधिसूचना सं. का. आ. 684 ( अ ) , तारीख 20 -5 - 2005 , द्वारा 
द स्टॉक एक्सचेंज , मुम्बई की स्कीम अनुमोदित और प्रकाशित की थी । 

और , यतः, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड स्कीम और प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1956 के अनुसार द स्टॉक एक्सचेंज , 
मुम्बई पर उत्तरवर्ती हो गया है । 


और , यतः, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने 16 मई , 2007 को प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 की धारा 4ख ( 8 ) की 
अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है और इसने इस तारीख तक इसके निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन ) और अपरस्परीकरण 
( डीम्युचुअलाइजेशन ) को पूरा कर लिया है । 


___ अब, इसलिए, प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1956 की धारा 4क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय प्रतिभूति 
और विनिमय बोर्ड एतद्द्वारा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की बाबत नियत तारीख के रूप में 16 मई, 2007 नियत करता है । 


एम. दामोदरन , अध्यक्ष 
[ विज्ञापन IIVIV /69 जैडबी/2007/ असा.] 


2951 GI/ 2007 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III — SEC . 4 ) 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 29th June, 2007 


No. SEBI/MRD /DSA /97289 /2007 . — Whereas, in exercise of the powers conferred upon it under Section 4B of 
the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 ( SCRA ), the Securities and Exchange Board of India (SEBI) had approved 
and published the Scheme of The Stock Exchange , Mumbai vide notification No. S . O . 684 (E ), dated 20 -5 - 2005 . 


And whereas, Bombay Stock Exchange Limited has succeeded “ The Stock Exchange,Mumbai in accordance with 
the Scheme and the SCRA , 


And whereas, Bombay Stock Exchange Limited has ensured compliance with the requirements of Section 4B ( 8 ) of 
the SCRA on 16th day of May, 2007 and it has completed its corporatisation and demutualisation by this date . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4A of the SCRA , SEBIhereby appoints 16th day . 
ofMay, 2007 as appointed date in respect of Bombay Stock Exchange Limited. 


M . DAMODARAN , Chairman 
[ADVT III /IV /69ZB /2007/Exty .] 


--- 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


